रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 



MON 


" 


. 


.. 


- - 14 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1198] 
No . 1198] 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 10 , 2015 / ज्येष्ठ 20 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2015/ JYAISTHA 20 , 1937 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 जून, 2015 
का . आ . 1527 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 ( 1957 का 20) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 14 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 
का . आ . 2622 ( अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थापन में 
ऐसी भूमि में या भूमि पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 


और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और, केन्द्रीय सरकार का पूर्वाक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 139.55 हेक्टेयर ( लगभग ) या 344.71 एकड़ ( लगभग) माप 
वाली भूमि और ऐसी भूमि में या भूमि पर के सभी आधिकार के अर्जन किए जाने चाहिए ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए घोषणा 
करती है कि इससे संलग्न , अनुसूची में यथा वर्णित 139 .51 हेक्टेयर ( लगभग) या 344.71 एकड़ ( लगभग ) या माप वाली भूमि में 
या भूमि पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं । 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक आर. ई. वी . / 01 / 2015, तारीख 3 जनवरी, 2015 का 
निरीक्षण उपायुक्त, जिला बोकारो, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक का कार्यालय, 1, कांउंसिल हाउस स्ट्रीट , 
कोलकाता – 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक , ढोरी क्षेत्र, डाकघर बेरमो, जिला बोकारो, झारखण्ड या महाप्रबंधक, ( भूमि और 
राजस्व), सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, दरभंगा हाउस , सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची, झारखण्ड या मुख्य महाप्रबंधक ( खोज 
प्रभाग), केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड , गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया 
जा सकता है । 
2558 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii )] 


अनुसूची 
पिचरी खुली खदान परियोजना 

जिला बोकारो ( झारखण्ड ) 
(रेखांक संख्यांक आर.ई. वी. / 01 / 2015, तारीख 3 जनवरी,2015 ) 
सभी अधिकारः 


थाना संख्या 


जला 


क्षेत्र (एकड़ में ) टिप्पणियां 


क्र . सं. 
1 . 


ग्राम 
पिचरी 


थाना 
पेटरवार 


49 


बोकारो 


344. 71 


भाग 


कुलः 


344. 71 एकड़ ( लगभग) या 
139. 55 हेक्टेयर (लगभग ) 


ग्राम पिचरी में अर्जित की गई प्लॉट की संख्यांकोः 1281 ( भाग ), 1282 ( भाग ), 1285 ( भाग ), 1286 (भाग), 1287 से 1292 , 1293 
( भाग), 1296 ( भाग ), 1297 ( भाग ), 1298 (भाग), 1301 से 1314, 1315 (भाग), 1316 से 1319, 1331 (भाग ), 1332 से 1356, 1357 , 
1358(भाग), 1412 (भाग ), 1413 से 1415ए 1416( भाग ), 1513 ( भाग), 1515ए 1516( भाग ), 1517, 1518( भाग ), 1519 से 1547, 1548, 
1551 से 1578, 1579(भाग ), 1581 (भाग ), 1582 (भाग), 1583 से 1602, 1603( भाग ), 1607 ( भाग ), 1685 (भाग ), 1686 (भाग ), 1693 (भाग ), 
1694 ( भाग ), 1695 , 1699 (भाग), 1700 ( भाग ) , 1703 से 1717 , 1757 ( भाग ), 1758 ( भाग ), 1759 ( भाग ), 1760 से 1784, 1785 ( भाग ) , 
1786 से 1790 , 1791 ( भाग ), 1792( भाग), 1793 ( भाग ), 1799(भाग), 1800 से 1842ए 1843( भाग ), 1893 ( भाग), 1894 से 1899 , 
1900( भाग ), 1955 ( भाग ), 1956 से 1959, 1960 (भाग), 1965 ( भाग), 1966( भाग), 1967 से 1982ए 1983 ( भाग ), 1984 ( भाग ), 
1988( भाग ), 1989, 1990( भाग ), 1992 (भाग), 1994(भाग), 1997( भाग ), 1998 से 2088, 2089 ( भाग ), 2099 ( भाग ), 2106, 2113( भाग ), 
2114( भाग ), 2115 से 2129 , 2130 (भाग ), 2131 से 2133, 2134 ( भाग ), 2135 ( भाग ), 2137(भाग), 2138 (भाग), 2143(भाग ), 2144, 
2157 , 2158 (भाग), 2163 (भाग), 2166 (भाग ), 2167 से 2342, 2350 ( भाग), 2351 (भाग ), 2352 (भाग ), 2353 से 2400, 2403( भाग ), 
2406( भाग ), 2407 से 2413, 2414( भाग), 2415(भाग), 2414 से 2417, 2418( भाग ), 2460( भाग ), 2461 से 2464, 2465 (भाग), 2466 
से 2479, 2480( भाग), 2488( भाग), 2491 से 2508ए 2509( भाग), 2510( भाग), 2511 से 2522ए 2523( भाग), 2524, 2528 (भाग ), 
2531, 2537 ( भाग ), 2538 , 2539, 2541 . 
सीमा का वर्णनः 

रेखा बिन्दु " क से प्रारम्भ होकर दामोदर नदी के पूर्वी किनारा के प्लॉट संख्यांको 1513, 1550 , 

1549, 1545, 1531, 1530, 1514, 1718, 1759 , 1758, 1757, 1791 , 1759, 1792, 1793, 1799 , 2024 , 
क - ख 

1796 , 2025, 2041, 2042 से गुजरती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 


ख -ग 


रेखा बिन्दु " ख " प्लॉट संख्यांको 2042, 1416, 1415, 1414, 1412, 1358 , 1356, 1331, 1315, 1320 , 
1301, 1297 , 1298, 1296, 1281, 1282, 1285, 1286 , 2350, 2351, 2352, 2400, 2403, 2406, 2413 
से गुजरती है और बिन्दु " ग " पर मिलती है । 


ग - घ 


रेखा बिन्दु " ग " प्लॉट संख्यांको 2414, 2415, 2418, 2273, 2460, 2466 , 2465, 2472, 2479, 2480 , 
2491, 2488, 2523 , 2525, 2528, 2537, 2540 , 2541, 2509, 2510 से गुजरती है और बिन्दु घ पर 
मिलती है । 


रेखा बिन्दु " घ " दामोदर नदी के मध्य रेखा के प्लॉट संख्यांको 2510, 2099, 2166, 2163, 2158 , 
2143, 2135 , 2134 से गुजरती है और बिन्दु “ च " पर मिलती है । 


घ - ड. - च 


च - क 


रेखा बिन्दु " च प्लॉट संख्यांको 2130, 2137, 2138, 2139 , 2114, 2113, 2105, 2090 , 2089, 1997 , 
1994 , 1988, 1984, 1983 , 1947, 1966, 1965 , 1960, 1955 , 1954, 1900, 1843, 1785 , 1684 , 1686 , 
1693, 1694, 1702, 1700 , 1699, 1603, 1607 , 1582 , 1581, 1579 , 1513 से गुजरती है और प्रारंभिक 
बिन्दु " क पर मिलती है । 


[ फा . सं. 43015 / 17 / 2012 - पीआरआईडब्ल्यू - 1 ] 


आर. पी . गुप्ता, संयुक्त सचिव , 


[ ATT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi, dated the 9th June ,2015 
S . O . 1527 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number 
S .O . 2622 (E ), dated the 10th October , 2014 issued under sub -section (1) of section 7 of the Coal Bearing 
Areas( Acquisition and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act ) and published in 
the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section (ii ), dated the 14th October, 2014, the Central 
Government gave notice of its intention to acquire the lands and all rights in or over such land in the locality described 
in Schedule annexed to that notification ; 

And , whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to 
the Central Government; 


And , whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting to the 
Government of Jharkhand , is satisfied that the lands measuring 139.55 hectares (approximately ) or 344 .71 acres 
(approximately ) with all rights in or over said land described in the Schedule appended hereto should be acquired ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 9 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that the lands measuring 139 .55 hectares ( approximately ) or 344.71 acres 
(approximately ) and all rights in or over the said lands described in the aforesaid Schedule annexed are hereby 
acquired . 


The plan bearing number REV /01/2015 , dated the 3rd January,2015 of the area covered under this 
notification , may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District Bokaro (Jharkhand ) or in the Office 
of the Coal Controller, 1 , Council House Street, Kolkata - 700001 or in the Office of the General Manager , Dhori Area , 
Post Office Bermo, District Bokaro , Jharkhand or in the Office of the General Manager ( Land and Revenue ), Central 
Coalfields Limited , Darbhanga House , Ranchi, Jharkhand or in the Office of the Chief General Manager (Exploration 
Division ), CentralMine Planning and Design Institute Limited , Gondwana Place , Kanke Road , Ranchi, Jharkhand . 


SCHEDULE 


Pichhri Open Cast Project 

District Bokaro (Jharkhand ) 
(Plan bearing number Rev/01/2015 , dated the 3rd January, 2015 ) 
All Rights: 
Village 

Thana Thana District Area Remarks 
No. 

( in acres) 
Pichhri Peterwar 49 Bokaro 344 .71 Part 

Total : 344 .71 acres (approximately ) 

or 139.55 hectares (approximately) 


SI. 


No. 


Plot numbers acquired in village Pichhri - 1281 (P ), 1282( P ), 1285 ( P ), 1286 (P ), 1287 to 1292 , 1293 (P ), 1296 ( P ), 
1297 ( P ), 1298 (P ), 1301 to 1314 , 1315 (P ), 1316 to 1319 , 1331 (P ), 1332 to 1356 , 1357 , 1358 (P ), 1412 (P ), 1413 to 1415 , 

), 1517 , 1518 (P ), 1519 to 1547, 1548, 1551 to 1578 , 1579 (P ), 1581 (P ), 1582 (P ), 1583 
to 1602, 1603 (P ), 1607 (P ), 1685 (P ), 1686 ( P ), 1693 (P ), 1694( P ), 1695, 1699 (P ), 1700 (P ), 1703 to 1717 , 1757 (P ), 
1758 (P ), 1759 (P ), 1760 to 1784 , 1785 (P ), 1786 to 1790 , 1791 (P ), 1792 (P ), 1793 (P ), 1799 (P ), 1800 to 1842 , 1843(P ), 
1893 (P ), 1894 to 1899 , 1900 ( P ), 1955 (P ), 1956 to 1959 , 1960 (P ), 1965 (P ), 1966 ( P ), 1967 to 1982 , 1983 (P ), 1984 (P ), 
1988 ( P ), 1989 , 1990 (P ), 1992 (P ), 1994 ( P ), 1997 (P ), 1998 to 2088 , 2089 (P ), 2099(P ), 2106 , 2113 (P ), 2114 (P ), 2115 to 
2129 , 2130 (P ), 2131 to 2133, 2134 (P ), 2135 (P ), 2137 (P ), 2138 ( P ), 2143 (P ), 2144 , 2157, 2158 (P ), 2163 (P ), 2166 (P ), 
2167 to 2342, 2350 (P ), 2351(P ), 2352 (P ), 2353 to 2400 , 2403 (P ), 2406 (P ), 2407 to 2413, 2414 (P ), 2415 (P ), 2414 to 
2417 , 2418 (P ), 2460 ( P ), 2461 to 2464 , 2465 (P ), 2466 to 2479 , 2480 (P ), 2488 (P ), 2491 to 2508 , 2509 ( P ), 2510 ( P ), 2511 
to 2522, 2523 (P ), 2524 , 2528 (P ), 2531 , 2537 ( P ), 2538 , 2539 , 2541. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Boundary Description : 


A - B 


Line starts from point " A " and passes through eastern Bank of Damodar river, plot numbers 1513 , 1550 , 

1549 , 1545 , 1531, 1530 , 1514 , 1718 , 1759 , 1758 , 1757 , 1791 , 1759, 1792 , 1793, 1799 , 2024 , 1796 , 
2025 , 2041, 2042 and meets at point " B " . 


B -C 


Line passes through plot numbers 2042, 1416 , 1415 , 1414 , 1412 , 1358 , 1356 ,1331, 1315, 1320 , 1301, 1297, 

1298, 1296 , 1281, 1282 , 1285 , 1286 , 2350, 2351, 2352 , 2400 , 2403 , 2406 , 2413 and meets at point " C " . 


C - D 


Line passes through plot numbers 2414 , 2415 , 2418 , 2273 , 2460 , 2466 , 2465 , 2472 , 2479 , 2480 , 2491, 2488 , 

2523 , 2525, 2528 , 2537 , 2540, 2541, 2509 , 2510 and meets at point " D " . 


D - E - F 


Line passes though centre line of Damodar river plot numbers 2510 , 2099 , 2166 , 2163 , 2158 , 2143 , 2135 , 
2134 and meets at point " F " . 


F - A 


Line Passes through plot numbers 2130 , 2137, 2138, 2139, 2114, 2113 , 2105 , 2090 , 2089, 1997, 1994, 
1988 , 1984 , 1983, 1947 , 1966 , 1965, 1960 , 1955 , 1954 , 1900 , 1843 , 1785 , 1684 , 1686 , 1693, 1694 , 1702 , 
1700 , 1699, 1603, 1607, 1582, 1581, 1579, 1513 and meets at starting point " A ". 


[ F . No. 43015 /17 /2012 - PRIW -I ] 

R . P .GUPTA , Jt . Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


